सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 550 राँची, मंगलवार , 


16 जुलाई , 2019 (ई० ) 


कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 

( कृषि प्रभाग ) 


अधिसूचना 
10 जुलाई, 2019 


संचिका संख्या -07 / कृ ० स्था०- 14/2016 1630-- जनसेवक (भर्ती एवं सेवा शर्त ) नियमावली 
( अधिसूचना सं०-3249 दिनांक-05.11.2012) में जनसेवकों की प्रोन्नति झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा 
की कोटि-1( शष्य) में किये जाने का प्रावधान है, जबकि कृषि अधीनस्थ सेवा की नियमावली 
( अधिसूचना सं०-2822 दिनांक -27.07.2015 की कंडिका-5 ) में जनसेवकों की प्रोन्नति कृषि अधीनस्थ 
सेवा के सभी कोटियों में किये जाने का प्रावधान है । ऐसी स्थिति में दोनों नियमावली में उत्पन्न 
विरोधाभास को दूर करने हेतु अधिसूचना सं०-2822 दिनांक -27.07.2015 की कंडिका -5 को विलोपित 
किया जाता है । 

2. उक्त विलोपन के साथ- साथ सभी कोटियों की प्रोन्नति के प्रावधान को पूर्णतया स्पष्ट करने 
हेतु अधिसूचना सं०-820 दिनांक -10.03.2014 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा 
( भर्ती एवं प्रोन्नति ) नियमावली, 2013 के नियम 6.2 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है : 


2 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 16 जुलाई, 2019 
“ कृषि अधीनस्थ सेवा की कोटि-1( शष्य ) की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियाँ जनसेवक / ग्रामीण प्रसार 
कार्यकर्ता द्वारा प्रोन्नति के माध्यम से भरी जायेंगी। कोटि-1( शष्य ) को छोड़कर अन्य कोटियों की 50 
प्रतिशत रिक्तियाँ उन कोटियों के नियम 5 में वर्णित पदों के ठीक नीचे स्तर एवं समकक्ष पदों 
( लिपिकीय सेवा को छोड़कर) के अराजपत्रित कर्मचारियों की प्रोन्नति के द्वारा भरी जायेंगी । उक्त 
प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी ।" 

3. अधिसूचना सं०-820 दिनांक -10.03.2014 द्वारा अधिसूचित उक्त नियमावली के नियम -5 
के क्रमांक-4 जिसमें कृषि निदेशक को माप तौल एवं विपणन ( कोटि -8) का नियुक्ति प्राधिकार बनाये 
जाने का प्रावधान है , को विलोपित किया जाता है । 

4. झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा के संबंध में Feeder Posts की स्थिति निम्नवत है : 
(i) कोटि -1 ( शस्य ) अन्तर्गत प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के ठीक नीचे स्तर एवं 

समकक्ष पद जनसेवक / ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता का है । 
(ii) कोटि -2 ( कृषि अभियंत्रण ) अन्तर्गत कनीय अभियन्ता के ठीक नीचे स्तर एवं समकक्ष 

पद संधापक का है । 
(iii) कोटि -3 ( कृषि रसायन ) में ग्रेड पे रू. 4200/- से नीचे के पद स्वीकृत नहीं है । 
( iv ) कोटि -5 (पौधा संरक्षण ) अन्तर्गत पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष पद के ठीक नीचे 

स्तर एवं समकक्ष पद पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक का है । 
(v) कोटि -7 (उद्यान) अन्तर्गत अनुमण्डल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष पद के ठीक 

नीचे स्तर एवं समकक्ष पद उद्यान निरीक्षक का है । 
(vi) कोटि-9 ( सांख्यिकी ) अन्तर्गत सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष पद से ठीक नीचे स्तर 

एवं समकक्ष पद सांख्यिकी संगणक का है । 


5 . 


अधिसूचना सं०-820 दिनांक-10.03.2014 एवं अधिसूचना सं०-2822 दिनांक 
27.07.2015 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राजदीप संजय लाल जॉन , 
निदेशक प्रशासन , कृषि । 


-------- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 550 -- 50 


